रजिस्ट्री सं . 7 . ( ग . एन . ) -- 73. 


REGISTERED NO. D . (D . N .)— 73 


मा 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित . 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 24] 
No. 24 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 11, 1983/ज्येष्ठ 21, 1905 
NEW DELHI , SATURDAY , JUNE 11, 1983 / JYASTHA 21 , 1905 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compllation 


भाग II - खण्ड 4 

PART II - Section 4 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविभिक नियम और बावेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 25 मई , 1983 
का० नि० मा० 167. - - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवरप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रक्षा मंत्रालय में तकनीकी समूहों 
में परियोजना प्रबंधक सपिन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अप्ति : - - 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम रक्षा मंत्रालय सफनीफी समूहों में परियोजना प्रबंधक ( सचिव ) मती नियम , 1983 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रथरत होंगे । 

2. पद -संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद को सम्मा उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाषा अनुसूची के स्तम्भ 
2 से 4 में पिनिविष्ट हैं । 

3. मर्ती की पद्धति , आयु सीमा और अन्य अर्हताए: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , आयु -सीमा , अईताएं और उससे संबंधित अग्य बातें के होंगी जो उक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4 . निरर्हताएं : यह व्यक्ति ---- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ब ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा ; 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन 
अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है सो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह , उसके लिए जो कारण है उन्हें 
लेखबद करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , आदेण द्वारा शिथिल 
कर सकेगी । 


253 GI/83 


( 255 ) 


256 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 11 , 1983/JYAJSTHA 21, 1905 


[ PART II - -- SEC . 4 ] 


___ 6 . व्यावृत्ति : इन नियमों को कोई भी बात ऐसे आरक्षणों , आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस सम्बन्ध में समय - समय पर निकाले गए आवेशों के अनुसार अनुसूर्चात जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए 
उपबंध करना अपेक्षित है । 


समसूची 


येतनमान 


पद 
संप 


पद का 
माम 


पवों की वर्गीकरण 
संख्या 


पयम पव अथवा सीधे भर्ती किए जाने सेवा में 
अचयन पर पाले व्यक्तियों के जोड़े गए 
लिए आयु-सीमा वर्षों का 

फायदा 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
पक्तियों के लिए पौक्षिक मोर 
अन्य अर्हताएं 


केन्द्रीय 


सिविल 
सेवा ( पेंशन ) 
नियम , 
1972 के 
नियम 30 
के मधीन 
अनुशेय है 
या नहीं 


65 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


निम्नलिखित तकनीकी 6 ** साधारण केन्द्रीय सेना में कर्नल , लाग नही होता लाग महीं होता 
समूहों में परियोजना ( 1983) सेवा, समूह " क " वायु सेना में 
प्रबंधक / पचिय- - * कार्यभार राजपत्रित ग्रुप कैप्टम , नौसेना 
1 , इलेक्ट्रोनिकस के आधार अननुसचिवीय मे कैप्टन के 
- - 1 पद पर 

लिए निम्न प्रकार 
2 . आयुधादि परिवर्तन 

लाग होगा 
( सेना ) - 1पव किया जा 

( i ) फर्नल ---- 
3 . पैट्रोल , तेल और सकता 

1950- 75- 2175 
स्नेहक और है । 
साधारण भंडार 

( ii ) ग्रुप कैप्टन 
--- - 1 पद 

1950- 75 
4 . यान - 1 पद 

2175 १० 
5. ऐरो भंडार - 1पद 

( iii ) फैप्टन - 1550 
8. सामुद्रिक भंजर 

- 75- 2100- 100 
- 1 पद 

2400 २० 


साधे भर्तीकिए जाने परिवीक्षा को भर्ती को पद्धनि भर्ती साधे होगी प्रोप्नति प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण गवि विभागीय प्रोन्नति ममिति भर्ती करने में किन 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि पवि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की घशा में ये श्रेणिया है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संष 
विहित आयु और हो स्थानान्तरण द्वारा तया विभिन्न जिनमे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति 

लोक सेवा आयोग 
शैक्षिक अर्हताएं पद्धतियों द्वारा भरी जानेवाली स्थानान्तरण किया जाएगा 

से परामर्श किया 
प्रोत व्यमितयों रिक्तियों को प्रतिशतमा 

जाएगा 
की दशा में लागू 
होगी या नही 
8 

11 

13 
लाग नहीं होता लागू नहीं होता प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : लागू नहीं होता इन नियमों के किसी 

सिना में कर्नल , वायु सेना में ग्रुप 

उपबंध को संशोधित 
कैप्टन और नौसेना में कैप्टन 

शिथिल करते समय संध 
की पंक्ति के रक्षा सेवा के 

लोक सेवा आयोग से 
ऐसे अधिकारी जिनके पास 

परामर्श करमा आव . 
निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं 

श्यक है 
और अमुभव है : --- 


10 


12 


भारत का राजपत्र जून 11, 1983/ ग्येष्ठ 21, 1905 


[ भाग II - --खण्ड 4] 


257 


12 


13 


10 


(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 
विद्यालय से विज्ञान विषयो 
में मास्टर की उपाधि या 
इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी 

में उपाधि या समतुल्य । 
( ii ) अपेक्षित क्षेत्रों में उत्पादन 

या विकाम के अनुसंधान या 
रिजाईन का 10 वर्ष का 

अनुभव । 
वांछनीय: 
विज्ञान में डाक्टर की उपाधि 

या संबंधित विषयों में इंजी 
नियरी या प्रायोगिकी में 

मास्टर की उपाधि 
टिप्पण : 1. भी करते समय 

प्रत्येक अवसर पर अपेक्षित 
मिश्चित अर्हता और अनुभव 
का क्षेत्र उल्लिखित किया 

जाएगा । 
टिप्पण : 2 . रक्षा सेवा के ऐसे 

अधिकारियों के बारे में जिन्हों 
ने कोई ऐसा सेवा पाठ्यक्रम विशे 
पशीय प्रशिक्षण , आदि प्राप्त 
किया है जो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ऐसे पद ( पयों ) के लिए 
विहित शैक्षिक अर्हताओं के 
बराबर माना जाता है भी 
यह समझा जाएगा कि पक्ष 
( पदों ) के लिए अपेक्षित 
न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं पूरी 
करते है । 
( प्रतिनियुक्ति की अवधि साधा 
रणतया पार वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) 
[ मिसिल संख्या फा० 8( 2 )/ 77 | डी ( स्था 1 / ग्रुप 1 )] 

लक्ष्मी नारायण मेहता , अपर सचिव 


MINITRY OF DEFIENCE 


pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 
4 of the Schedule annexed hereto . 


New Delhi, the 25th May, 1983 


3 . Mothod of recruitment, acle Jimit and other qualifica 
tions. - The method of recruitment to the said post , age limit , 
qualificatiolla and other matters relating thereto shall be 
as specified in columns 5 to 13 of the Baid schedulo. 


S . R. O . 167 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following Tulcs regulating the pothod of 
recruitment to the post of Project Manager / Secretary in the 
Tochnical Groups in the Ministry of Dofence, namely : 


4. Disqualifications — No person ,-- 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
____ a person having a spouse living , or 


1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may 
be called the Ministry of Defence ( Project Manager / Secretary 
In Technical Groups ) Recruitment Rules, 1983. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publt 
cation in the Official Gazette , 


( b ) who , having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may , jf satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to guch person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
porson from the operation of this rule . 


2 . Number of posts, classification and scales of pay. - The 
number of the gaid post , its classification and the scale of 


258 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 11, 1983 /JYAISTHA 21 , 1905 


( PART II - SEC . 41 


5 . Power to relax .-- Whoro a Central Government is of 
opinion that it is necessary or expediont so to do , it may, 
by order, for reasons to be recorded in writing and in consul 
tation with the Union Public Service Commission , relax any 

of the provisions of these ruleg with respect to any class or 
* category of persons . 


6 . Saying . - Nothing in these rulcs shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castos, the Scheduled Tribes 
and other special categories of porsong in iccordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


SCHEDULE 


- - 


- - -- 


- 


- 


Nams of tho post No. of Classic1 

posts tion 


Age limit for direct 
recruits 


Scalo of pay Whather 

Selection 
post or 
Non 
Soloction 


Whether Educational and other quall 
benefit of Acation required for direct 
added years recruits. 
of services 
admissible 
under rulo 
30 of the 
C . C . S . 
(Ponsion ) 
Rules , 1972 


post. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 (a ) 


7 


Not applicablo 


Not appli- 
cablo 


Not 
applicable 


Not applicable 


Projoct Manager) 6 * General As appli 
Secrotary in the (1983 ) Contral Ser - cable for 
following Techni- * Subject vice . Group Colonels in 
cal Groups to varia - A Gazottod . tho Army, 
1 . Electronics - - tion de- Non - Gp , Captains 
1 post. 

pendent Ministerial in tho Air 
2 . Armamont on work 

Force and 
(Army ) load , 

Captains in 
1 post. 

the Navy as 
3 . Potrol, Oil and 

under ; 
Lubricants and 

(1) Colonels 
Goneral Storos 

Rs. 1950 -75 . 
1 post. 

2175 . 
4 . Vohiclos- - 1 posts . 

(i ) Gp . Cap 
5 . Aero Storos 

taias - Rs. 
1 post. 

1950 -75 - 2175 . 
6 . Marino Storos 

( til) Captains 
I post. 

Rs. 1950 -75 
2100 - 100 
2400 . 


Whether ago and Period of 
oducational qua - probation , 
lifications prescrib - if any . 
od for direct recruits 
will apply in the 
case of Promotees 


Method of roctt. whọther In case of roctt. by promotion / If a DPC exists, Circumstances in which 
diroct rectt . of by pro - deputation / transfor /grades what is its com - U . P . S . C . is to be consult 
motion or by doputation from wbich promotion depu - position ed in making recruitment. 

transfer & percentago of tation / transfer to be mado . 
the vacancies to be filled 
by various inethods , 


9 


10 


11 


12 


13 


- 


- 


Not applicable 


Not 
applicable 


By transfer on deputation 


Not applicable . 


Consultation with the 
Union Public Sorvico 
Commission necossary 
whilo amonding /rolax 
ing any of the provisions 
of those rules. 


Transfer on deputation 
Defenco Service Omicors of 

the rank of Colonel in the 
Army, Gp. Captain in the 
Air Force and Captain in 
ine Navy possessing the fol 
lowing educational quali 

fications and exporionco 
(1) Master s degree in Sci 
onco subjocts or Degroo in 
Engineering or Technology 
from a recognised Unt 
versity or equivalent. 


[ भाग II - मण्ड-.- 47 


भारत का राजपन जुन 11, 1983/ ज्येष्ठ 21 , 1905 


259 


8 


10 


11 


12 


13 


(il) 10 years oxperience in 

roscarch or dosign of de 
velopment or production 

in the requicod areas . 
Desirable : 
Doctorate degreo in Science 

or Master s dogre in Engi 
ncoring or Tochnology in 

the subject concornod . 
Noto 1 : Tho oxact qualitica 

tion and arou of experlonce 
roquired shall bo indicatod 
on och occasion at the timo 

of recruitment . 
Note 2 : Dofence Serviceoffi . 

cers who have undergonc 
any servico courso , specia 
lised training , etc. consi 
dered by the Contral Govera 
mont to be at par with the 
oducational qualifications 
proscribod for the post (s ) 
shall also be doomed to ful 
fil the minimum educational 
qualifications roquired for 

the post ( s ). 
(Period of doputation shall 
ordinarlly not excood four 
years ). 


File No . F. 8 ( 2)/ 77/ D ( Est . I/ Gp. 1] 

L. N , MEHTA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 28 मई , 1983 


नई दिल्ली, 31 मई , 1983 


का०नि० आ० 168 . - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 15 की उपधाग ( 1 ) के परन्सुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करम हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कटि 
नाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एसद्वारा इलाहाबाद छावनी बोर्ड से 
सभी निर्वाचित सदस्यों को पदावधि 13 दिसम्बर, 1983 तक या उनके 
पद उत्तराधिकारी में , शासकीय राजपन मे , निर्वाचन अधिसूचना की सारीख 
तक , मनमे जो भी पहले हो , बढ़ाती है । 


का० मि०भा० 169. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के परन्तुमा सारा प्रवन शानियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार , यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक फटि 
नाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एसद्वारा ग्राम योन छावनी बोर्ड 
में सभी निर्वाचित सदस्यो को पदावधि 13 विसम्बर , 1983 तक या उनके 
पद उत्तराधिकारी के , शासकीय राजपत्र में , मिर्षाचन अधिमूमना की सारीख 
तक , इनमें जो भी पहले हो , बनाती है । 


[ फा० स० 29/ 20/ सी/ एल० एण्ड सी/ सी/ 76/ 3461/2ी० ( म्यु० एण्ड सी .] 


[ फा० सं० - 29/ 19/ सी /एल० एण्ड० सी०सी/ 76/ 3483/डी० ( क्यू०एण्ड सी० ] 

पी० एम० फतेहउल्लाह , अवर मचिव 


New Delhi , the 28th May, 1983 


New Delhi , the 31st May, 1983 


S. R . O . 168 ..- - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub -section ( 1 ) of section 15 of the Conton 

ments Act , 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Government 
being satisfied that it is nocessary in order to avoid adminis 
trative dificulty hereby extonds the term of office of all 
tho elected members of Allababad Cantonment Boord up to 
13th Decomber, 1983 or tho date of notification of elections 
of their sucC0880rs in office in the official gazette, whichever 
is earller . 

[ F. No . 29 / 20/ C / L & C / 76 / 3461 - C / D ( Q & C) ] 


SR. O. 169 .. - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- section ( 1 ) of section 15 of the Canton 

ments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Government being 
satisfied that it is necessary in order to avoid administrativo 
difllculty horeby extends thr term of office of all the elected 
members of Khas Yol Cantonment Board up to 13th Decem 
ber , 1983 or the date of notification of elections of their 
gucessors in office in the official gazetto whichover Is cortler , 

[ F. No . 29 / 19 / CL & C /76/ 3483- C | D ( Q & C ) : 

P . S. FATEHULLAH, Under Secy , 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054. 1983 


